रजिस्ट्री सं.डी.एल. - 33004 / 99 


REGD.No. D. L. - 33004 / 99 


सत्यमेव जयते 


भारत राजपत्र 
The Gazette of India 


चा 


सी.जी. - डी.एल. - अ . - 23092020-221923 

CG - DL - E - 23092020-221923 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग - खण्ड 1 


PART - Section 1 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 257 ] 
No. 257 ] 


नई दिल्ली , बुधवार , सितम्बर 23 , 2020 / आश्विन 1 , 1942 
NEW DELHI , WEDNESDAY , SEPTEMBER 23 , 2020 / ASVINA 1 , 1942 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 


( वाणिज्य विभाग ) 


( विदेश व्यापार महानिदेशालय ) 


सार्वजनिक सूचना 


नई दिल्ली , 23 सितम्बर , 2020 


सं . 18 / 2015-2020 


विषयः संशोधित एएनएफ -7 क के प्रकाशन के संबंध में । 


फा . सं . 01 / 92 / 180 / 19 / एएम -21 / पीसी- VI , ई - फाइल कम्प्यूटर सं . 21700.— समय - समय पर 
यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक 
विदेश व्यापार एतद्द्वारा प्रक्रिया पुस्तक 2015-20 के परिशिष्ट और आयात निर्यात प्रपत्र के संशोधित आयात निर्यात 
प्रपत्र -7 क को तत्काल प्रभाव से अधिसूचित करते हैं : 


इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः परिशिष्ट और आयात निर्यात प्रपत्र के आयात निर्यात प्रपत्र -7 क को 
संशोधित किया गया है । 


अमित यादव , महानिदेशक , विदेश व्यापार 

एवं पदेन अपर सचिव 


4436 GI / 2020 


( 1 ) 


2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


| PARTI - SEC . 1 ] 


एएनएफ -7 क 


टीईडी शुल्क वापसी / ड्यूटी ड्राबैक / ब्रांड दर निर्धारण के लिए आवेदन - पत्र 

( जो भी लागू 

हो कृपया सही का निशान लगाएं ) 
( एक बार सॉफ्टवेयर तैयार हो जाने के बाद आवेदन - पत्र को ऑनलाइन दायर किया जाएगा ) 


1 . 


आईईसी सं . 


ब्रांच कोड 


2 . 


आवेदक का ब्यौरा 
( i ) फर्म / कम्पनी का नाम 
( ii ) पूरा पता 
( iii ) सम्पर्क सं . 
( iv ) ई - मेल पता 


3 . 


( क ) बैंक का विवरण 
( i ) बैंक का नाम 
( ii ) बैंक का पता 
( iii ) आईएफएससी कोड 
( iv ) खाते का प्रकार ( एसए / सीए ) 
( v ) खाता सं . 
( vi ) टेलीफोन / फैक्स सं . 


4 . 


उत्पाद शुल्क प्राधिकारी का विवरण 
( i ) उत्पाद शुल्क पंजीकरण सं . 
( ii ) क्षेत्राधिकार प्राप्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारी 
( iii ) उत्पाद शुल्क प्राधिकारी का संपर्क ब्यौरा 
( iv ) पिछले वर्ष के दौरान अदा किए गए उत्पाद शुल्क 

की राशि 
( v ) विनिर्माण गतिविधियों के लिए पंजीकृत उत्पाद 


( क ) क्षेत्राधिकार प्राप्त सीमाशुल्क प्राधिकारी का विवरण : 
( i ) क्षेत्राधिकार प्राप्त सीमाशुल्क प्राधिकारी का पता 
( ii ) क्षेत्राधिकार प्राप्त सीमाशुल्क प्राधिकारी का संपर्क विवरण 
( iii ) पिछले वर्ष के दौरान अदा की गई राशि 
( iv ) विनिर्माण गतिविधियों के लिए पंजीकृत उत्पाद 


5 . 


के लिए आवेदन : 
( i ) अंतिम उत्पाद शुल्क की वापसी 
( ii ) एआईआर के अनुसार ड्यूटी ड्राबैक का रिफंड 
( iii ) शुल्क वापसी के लिए ब्रांड दर का निर्धारण 


6 . 


के द्वारा आवेदन किया गया है : 
( i ) माल के आपूतिकर्ता 
( ii ) माल के प्राप्तकर्ता 


7 . 


आपूर्ति के विवरण : 
( i ) माल का विवरण 
( ii ) विदेश व्यापार नीति के पैरा 7.02 के 

आपूर्ति की श्रेणी : 


[ भाग I— खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


3 


8 . 


क्या आवेदन टीईडी पर शुल्क वापसी के लिए किया गया है : 


क्रम 


बीजक सं . 


तारीख 


| टीईडी 


निवल 


आपूर्ति की मद मात्रा 
( मदों ) का 
विवरण 


की विलम्ब कटौती , 

यदि कोई है 


सं 


प्रमात्रा 


दावा 


आपूर्ति 


अदायगी 


9 . 


( बहु बीजकों को जोड़ने के लिए प्रावधान किया जाना हैं ) 

क्या आवेदन शुल्क वापसी अनुसूची के तहत एआईआर के अनुसार किया गया है : 
बीजक सं . 

तारीख आपूर्ति की मद | प्रशुल्क एफओआर आपूर्ति की निवल 
सं . 

( मदों ) का सं . मूल्य 

मात्रा 
आपूर्ति अदायगी विवरण 


क्रम 


शुल्क वापसी 


दर 


अधिकतम मूल्य 


शुल्क वापसी की राशि 


विलम्ब कटौती , 
यदि कोई है 


निवल अदा की जाने वाली 
राशि 


( यदि कोई है ) 


( बहु आपूर्ति बीजकों को जोड़ने के लिए प्रावधान ) 


10 . 


यदि अवैधीकरण पत्र और शुल्क वापसी के अधीन अग्रिम प्राधिकार - पत्र जी हां / नहीं 
धारक को निर्यात दायित्व की विमुक्ति के लिए मूल सीमा शुल्क की 
अदायगी पर आयातित अथवा स्थानीय रूप से प्राप्त आपूर्ति का निविष्टियों 
पर दावा किया जाता है : 

क्या अर्न्तवर्ती आपूर्ति के लिए अग्रिम प्राधिकार - पत्र के लिए आवेदन में , 
यह घोषणा की गई थी कि ऐसी निविष्टियाँ मूल सीमा शुल्क की अदायगी 
पर स्थानीय रूप से प्राप्त की गई हैं / आयातित की गई हैं ? 


11 . 


यदि कॉलम सं . 10 का उत्तर हाँ है , तो कृपया अग्रिम प्राधिकार पत्र सं . 
और दिनांक और फाइल सं . दर्शाएं जिसके तहत यह जारी किया गया था । 


12 . 


क्या दावा निर्धारित समय के अंदर किया गया है ? 


13 . 


यदि नहीं , प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 9.02 के अनुसार विलम्ब कटौती की दर 


14 . 


यदि टीईडी की वापसी का दावा माल आपूर्तिकर्ता द्वारा किया गया है , क्या 
सैनवेट क्रेडिट का प्राप्तकर्ता द्वारा लाभ उठाया गया है ? 


15 . 


यदि टीईडी की वापसी का दावा प्राप्तकर्ता द्वारा किया गया है , क्या सैनवेट 
क्रेडिट का उसके द्वारा लाभ उठाया गया है ? 


16 . 


यदि शुल्क की वापसी का दावा माल प्राप्तकर्ता द्वारा किया गया है , क्या 
| सैनवेट क्रेडिट का उत्पाद शुल्क योग्य निविष्टियों पर उसके द्वारा लाभ 
उठाया गया है ? 


17 . 


यदि शुल्क की वापसी का दावा माल प्राप्तकर्ता द्वारा किया गया है । क्या 
सैनवेट क्रेडिट का उत्पाद शुल्क योग्य निविष्टियों पर माल आपूर्तिकर्ता द्वारा 
लाभ उठाया गया है ? 


4 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


| PARTI - SEC . 1 ] ] 


18 . 


पैरा 7.02 ( क ) और ( ग ) के तहत आपूर्ति के अधीन किए गए दावे के मामले 
में क्या प्राधीकार - पत्र सं . और दिनांक आपूर्ति बीजकों / एआरई में उल्लिखित 
हैं ? 


19 . 


यदि आवेदन ब्रांड दर के निर्धारण के लिए है : 
एआईआर के तहत शुल्क वापसी दर उपलब्ध नहीं है । 
एआईआर वास्तविक रूप से चुकाए गए शुल्क के 4/5 से कम है । 
( i ) मूल सीमाशुल्क के लिए दावा किया गया है । 


20 . 


यदि कॉलम सं . 19 का उत्तर हाँ है तो 


क्या 


1. निविष्टियों / संघटकों का सीधे ही आयात किया गयाः 
2. स्टॉक / स्थानीय रूप से आउटसोर्स द्वारा प्रयुक्त्त आयातित 
निविष्टियाँ / संघटक 


21. डीबीके -1 विवरण 


इकाई 


सामग्री / संघटकों गुणवत्ता / 

तकनीकी 


अपेक्षित 


अपशिष्ट मात्रा 


क्रम 
सं . 


क्या आयातित 
हैं / स्वदेशी 


का नाम 


सकल मात्रा 


विशेषताएं 


गैर - वसूली योग्य वसूली योग्य 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


उप उत्पाद / सह - उत्पाद 


मात्रा की प्रति इकाईनुसार 
अपशिष्ट का बिक्री मूल्य 


सामग्री का निवल मूल्य टिप्पणियाँ 


मात्रा 


प्रति इकाई बिक्री मूल्य 


9 


10 


11 


12 


13 


22 . 


आयातित अथवा स्थानीय रूप से आयातित सामग्री प्राप्त , प्रयुक्त की गई निविष्टियों / संघटकों का विवरण 


क्रम 


विवरण 


सीमा शुल्क 


तकनीक 
विशेषताएं 


डीबीके -1 
विवरण में 


स्थानीय रूप 
से आयातित / 


बी / ई / बीजक सं . और 
तारीख जिसके तहत 
आयात किया गया / प्राप्त 
किया गया 


| इकाई 
हाउस / उत्पाद 
शुल्क प्राधिकारी का 
नाम 


क्रम सं . 


प्राप्त की गई 


मात्रा 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


[ भाग I— खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


5 


क्या 


| अदा किया टिप्पणियाँ 


आकलित 
मूल्य 


| सीमा- देश जिससे आयात स्थानीय रूप से प्राप्त की शुल्क 
शुल्क प्रशुल्क किया गया / गई विदेशी 

की दर आकलन 
अधिनियम आपूर्तिकर्ता का साम्रगी / संघटकों के 

अंतिम है 
1975 में शीर्ष नाम 

मामले में आपूर्तिकर्ता का 
| सं . 

नाम और पूरा पता 


गया कुल 
शुल्क 


( मूल सीमा 


शुल्क ) 


9 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


16 


23 . 


** आपूर्ति ( आपूतियों ) की शुरुआत के 90 दिन पहले की अवधि के दौरान केवल निविष्टियाँ जिनका आयात किया गया / जिन्हें 
प्राप्त किया गया और उनकी खपत की गई , ऐसे दावों के लिए मान्य होंगी । 
डीबीके फार्म सं . II , II ( क ) के अनुसार एक पृथक वर्कशीट और उसके साथ संलग्न प्रमाण - पत्र जो कि मुख्य 
कार्यकारी / उत्पादन इनचार्ज द्वारा विधिवत प्रमाणित हो , परिशिष्ट 7 - ड . के अनुसार प्रस्तुत किए जाएंगे । 

दस्तावेजों की जांच सूची जिन्हें विधिवत रूप से स्कैन करके संलग्न किया जाना है अथवा काउंटर पर 
प्रस्तुत किया जाना है : 
( 1 ) ( क ) सीबीईसी के परिपत्र 15 / 2008 - सीमा शुल्क , दिनांक 26.09.2008 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उत्पाद शुल्क 
लगने योग्य माल को रिसीव करने वाली इकाइयों द्वारा विधिवत रुप से हस्ताक्षरित एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों द्वारा 
सत्यापित बीजक अथवा बीजकों के विवरण की प्रति । केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों द्वारा प्रमाणन को सुगम बनाने के 
लिए , उक्त प्राधिकारियों को माल प्राप्ति की सूचना माल प्राप्त होने के 48 घंटों के अंदर दी जानी चाहिए । उत्पाद शुल्क 
प्राधिकारियों द्वारा प्रमाणित शुल्क अदायगी की पुष्टि करते हुए संबंधित ईआर -1 / ईआर -3 अथवा मासिक विवरण अथवा प्रापक 
के क्षेत्राधिकार प्राप्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित बीजक / बीजक विवरण । 
( ख ) उत्पाद शुल्क नही लगने वाले वस्तुओं की आपूर्ति के मामले में सीबीईसी के परिपत्र 15 / 2008 - सीमा शुल्क दिनांक 
26.09.2008 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार माल प्राप्त करने वाली इकाइयों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और क्षेत्राधिकार सीमा 
शुल्क प्राधिकारियों द्वारा सत्यापित , जीएसटी नियमावली के तहत यथा निर्धारित कर बीजक अथवा बीजकों के विवरण | 
क्षेत्राधिकार प्राप्त सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा प्रमाणन को सुगम बनाने के लिए माल की सूचना प्राप्ति माल प्राप्त होने के 48 
घंटों के अंदर उक्त प्राधिकारियों को दी जानी चाहिए । 
( 2 ) ईओयू / ईएचटीपीआई / एसटीपीआई / बीटीपी हेतु वस्तुओं की आपूर्ति के मामले में जीएसटी नीति विंग , केंद्रीय उत्पाद एवं 
सीमाशुल्क बोर्ड , राजस्व विभाग द्वारा जारी दिनांक 6 नवंबर , 2017 के परिपत्र सं . 14 / 14 / 2017 - जीएसटी मे निर्धारित प्रक्रिया 
का पालन किया जाएगा । तदनुसार , प्राप्तकर्ता द्वारा विधिवत पृष्ठांकित कर बीजक की प्रति के साथ प्रपत्र क की प्रति का मान्य 
निर्यात आपूर्तियों के प्रमाण के रुप में विचार किया जाएगा । 
( 3 ) बी / ई की स्व - प्रमाणित प्रति । 

परिशिष्ट 2 – प के अनुसार ई - बीआरसी के माध्यम से अदायगी का प्रमाण / निर्यात एवं वसूली का बैंक प्रमाण - पत्र 
अथवा परिशिष्ट 7 घ में मूल रूप से परियोजना प्राधिकारी द्वारा जारी अदायगी प्रमाण - पत्र , जैसा मामला हो । 
( 5 ) परिशिष्ट 7 - ग अथवा फाइल सं . के अनुसार , मूल रूप से परियोजना प्राधिकारी द्वारा जारी की गई पीएसी जहाँ पर 
मूल प्रति को प्रस्तुत कर दिया गया है । 
( 6 ) संविदा की प्रति यदि आपूर्तियां परियोजना प्राधिकारी को की जाती है अथवा मूल एआरओ / अवैधीकरण – पत्र की 
आपूर्तिकर्ता की प्रति ( यदि एए / डीएफआईए / ईपीसीजी के अधीन जारी एआरओ / अवैधीकरण – पत्र के अधीन आपूति की 
जाती हैं ) 
( 7 ) तैयार माल ( टीईडी के दावे के मामले में ) के प्राप्तकर्ता द्वारा अनुलग्नक -1 के अनुसार सैनवेट क्रेडिट प्रमाण - पत्र का 


लाभ न उठाना । 


( 8 ) 

अनुलग्नक- || ( शुल्क वापसी के लिए दावे के मामले में ) के अनुसार माल के आपूर्तिकर्ता द्वारा परिणामी उत्पाद में 
प्रयुक्त निविष्टियों पर सैनवैट क्रेडिट का लाभ न उठाने का प्रमाणपत्र 
( 9 ) अनुलग्नक- III के अनुसार , यदि माल के आपूर्तिकर्ता द्वारा दावा प्रस्तुत किया जाता है तो माल के प्राप्तकर्ता 
द्वारा और यदि माल के प्राप्तकर्ता द्वारा दावा प्रस्तुत किया जाता है तो आपूर्तिकर्ता द्वारा घोषणा / दावा परित्याग प्रमाण - पत्र । 
( 10 ) अनुलग्नक- डि . के अनुसार शुल्क वापसी दर के निर्धारण के लिए आपूर्तियों का विवरण । 


6 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


| PARTI - SEC . 1 ] 


घोषणा / वचनबद्धता 


1 . 


मैं हम एतद्द्वारा घोणा करता हूँ / करते हैं कि इस आवेदन में दिये गये ब्यौरे और विवरण मेरी जानकारी और विश्वास 
के अनुसार सत्य और ठीक हैं तथा इससे कुछ भी छुपाया अथवा रोका नहीं गया है । यदि दी गई कोई जानकारी 
गलत या झूठी साबित होगी तो मुझे / हमें कोई भी दण्डात्मक कार्रवाई अथवा अन्य परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं जैसे 
कि विधि द्वारा निर्धारित या अन्यथा अपेक्षित हो । 


2 . 


मैं / हम विदेश व्यापार ( विकास और विनियमन ) अधिनयम 1992 , इसके तहत बने नियमों व आदेशों , विदेश व्यापार 
नीति , प्रक्रिया पुस्तक , सिओन और निर्यात आयात मदों के आईटीसी ( एचएस ) वर्गीकरण के प्रावधानों का पालन करने 
की शपथ लेता हूँ / लेते हैं । 


3 . 


मैं / हम पुनः घोषणा करते हैं कि मेरे / हमारे द्वारा किया गया दावा अधिकार का विषय नहीं है और मैं / हम हमारे द्वारा 
प्राप्त टीईडी / शुल्क वापसी की किसी अधिक राशि को तुरन्त वापसी कर देगें जो कि संबधित 
आरए / डीजीएफटी / सरकार द्वारा पश्च सत्यापन / ऑडिट आपत्ति अथवा अन्य प्रकार से पुनः निर्धारित की जाती है । 


4 . 


कोई भी स्वामी / साझीदार ( साझीदारों ) / निदेशक ( निदेशकों ) कर्ता / फर्म का न्यासी / कंपनी , अथवा आरबीआई की 
चेतावनी सूची में नहीं हैं विदेश व्यापार महानिदेशक की जानकारी में प्रतिकूल नहीं हैं । 
कोई भी स्वामी / साझीदार ( साझीदारों ) / निदेशक ( निदेशकों ) कर्ता / फर्म का न्यासी / कंपनी , जैसा भी मामला हो , 
किसी अन्य फर्म / कंपनी में स्वामी / साझीदार ( साझीदारों ) / निदेशक ( निदेशकों ) कर्ता / न्यासी नहीं है जो कि विदेश 
व्यापार महानिदेशक की जानकारी में प्रतिकूल है अथवा आरबीआई की चेतावनी सूची में नहीं है । 


5 . 


6 . 


मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ / करते हैं कि एडी / भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित अवधि अथवा भारतीय रिजर्व बैंक 
की अनुमति से विस्तारित अवधि के बाद , कोई निर्यात आय बकाया नहीं है । 


7 . 


मैं / हम पुनः घोषणा करते हैं कि आपूर्ति किया गया माल उत्पाद शुल्क के योग्य है परन्तु माल के प्राप्तकर्ता द्वारा 
किसी सैनवैट क्रेडिट का लाभ नहीं उठाया गया है / को उपलब्ध नहीं है । ( यदि मदें केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 
1944 की अनुसूची -4 के तहत शामिल हैं ) 


8 . 


8 


मैं / हम पुनः घोषणा करते हैं कि निविष्टियों , जिनके लिए शुल्क वापसी का दावा किया गया है , पर किसी सैनवैट 
क्रेडिट सुविधा का लाभ नहीं लिया गया है । 


9 . 


मैं एतद्द्वारा प्रमाणीत करता हूँ कि विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 9.06 के अनुसार मैं इस घोणा को सत्यापित 
करने और हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत हूँ । 


आवेदक के हस्ताक्षर 


नाम 


पदनाम 


कार्यालय पता 


फोन / मोबाइल न . 


आवासीय पता 


ई - मेल 


दिनांक 


[ भाग I— खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


7 


अनुलग्नक- । 
अंतिम उत्पाद शुल्क ( टीईडी ) के लाभ का दावा करने के लिए घोषणा 
यह प्रमाणित किया जाता है कि हमारे द्वारा आवेदन - पत्र के अनुसार इन मदों की आपूतियों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
नियमावली के तहत किसी सैनवेट क्रेडिट का लाभ नहीं उठाया गया है , न ही भविष्य में लाभ उठाया जाएगा । 


हस्ताक्षर ( प्राधिकृत हस्ताक्षरी ) 


पूरा नाम 


पदनाम 


कम्पनी का नाम 


दूरभाष सं . 


ई - मेल पता 

फैक्स सं . 


टिप्पणी : माल के प्राप्तकर्ता के पत्र शीर्ष पर प्रस्तुत किया जाना है । 


अनुलग्नक- ॥ 


मान्य निर्यात शुल्क वापसी का दावा करने के लिए घोषणा 
मैं ( नाम और पदनाम ) मैसर्स 

( आपूर्तिकर्ता का नाम और पता ) 
की तरफ से एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि हमने मैसर्स ( प्राप्तकर्ता का नाम और पता ) को निम्नलिखित माल की आपूर्ति कर 
दी है : 


1 . 


क्रम सं . 


बीजक सं . और तिथि 


माल का विवरण 


यूनिट 


मात्रा 


मूल्य 


2 . 


हम विनिर्माता निर्यातक / आपूर्तिकर्ता हैं और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत हैं / नहीं है और हमने 
उपरोक्त आपूतियों में निविष्टियों / संघटकों पर अदा किए गए कर और / अथवा निविष्टि सेवाओं पर अदा किए गए कर के 
संबंध में सैनवेट क्रेडिट सुविधा का लाभ नहीं उठाया है और न ही उठाएंगे । हमने उपरोक्त आपूर्तियों में प्रयुक्त की गई 
निविष्टियों / संघटकों पर चुकाए गए कर और निविष्टि सेवाओं पर चुकाए गए कर पर छूट का लाभ नहीं लिया है और न हीं 


लेंगे । 


3 . 


हम यह भी प्रमाणीत करते हैं कि हमें माल की उपरोक्त आपूर्ति के संबंध में अग्रिम प्राधिकार - पत्र शुल्क मुक्त आयात 
प्राधिकार – पत्र जारी नहीं किए गए है और उन पर कोई लाभ नहीं लिया है । 
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रभाग के क्षेत्राधिकारी सहायक / उपायुक्त का पूरा पता निम्नानुसार है : 

भवदीय , 


4 . 


हस्ताक्षर ( प्राधिकृत हस्ताक्षरी ) 


पूरा नाम 


पदनाम 


कम्पनी का नाम 


दूरभाष सं . 


पता 


फैक्स 


ई - मेल पता 


8 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


| PARTI - SEC . 1 ] 


टिप्पणी : घोषणा आपूर्तिकर्ता के पत्र - शीर्ष पर दी जानी है । आपूर्तिकर्ता द्वारा विकास आयुक्त के कार्यालय अथवा डीजीएफटी 
के आरए को प्रस्तुत की गई सूचना केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रभाग के क्षेत्राधिकारी सहायक / उपयुक्त के पूरे पते के साथ दो 
प्रतियों में दी जानी चाहिए । विकास आयुक्त / डीजीएफटी के आरए विधिवत रूप से मोहर लगाई गई , घोषणा की दूसरी प्रति , 
प्रति जांच के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रभाग के पते सहित सहायक / उपयुक्त को अग्रेषित करेंगे । 


अनुलग्नक- II 


मान्य निर्यात लाभों का दावा न करने के लिए दावा परित्याग प्रमाण - पत्र 


हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि हमने माल की आपूर्ति पर मान्य निर्यात का कोई लाभ नहीं लिया है न इन पर लाभ लेगें 
जैसा कि मान्य निर्यात लाभों के दावे के लिए आवेदन - पत्र में घोषित किया गया है / घोषणा की जानी है और हमें कोई आपत्ति 
नहीं है यदि मैसर्स 

( प्राप्तकर्ता / आपूर्तिकर्ता का नाम और पता , जैसा मामला हो ) आवेदन - पत्र में 
यथा - उललखित माल की ऐसी आपूर्ति पर मान्य निर्यात लाभ लेते हैं । 

( पार्टी को दावे के लिए आवेदन - पत्र में यथा घोषित माल की आपूर्ति के लिए मान्य निर्यात लाभों का 
दावा न करने के लिए दूसरी पार्टी के पक्ष में दावा परित्याग प्रमाण देना होगा दावा - परित्याग फर्म / कम्पनी के 
पत्र - शीर्ष में प्रस्ताव करना होगा । ) 


भवदीय , 


हस्ताक्षर ( प्राधिकृत हस्ताक्षरी ) 


पूरा नाम 


पदनाम 


कम्पनी का नाम 


दूरभाष सं . 


ई - मेल 


पता 


फैक्स सं . 


अनुलग्नक- IV 


सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा उनके डिपो से एचएसडी की खरीद पर ईओयू / परियोजना द्वारा भुगतान 
की गई टीईडी की राशि को प्रमाणित करते हुए जारी किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रारूप 

( पीएसयू तेल कम्पनी के प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम ) एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ / करते हैं कि 
मैने / हमने ( कम्पनी का नाम ) नीचे दिए गए विवरणनुसार हमारे डिपो 

से मैसर्स 
( ईओयू / परियोजना का नाम ) को एचएसडी की आपूर्ति की है । 


मैं / हम . 


विवरण 


बीजक सं . 


बीजक दिनांक 


मात्रा 


मूल्य 


अदा किया गया कुल शुल्क 
( संघटकों के विवरण के साथ ) 


दावा परित्याग प्रमाण - पत्र 


हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि हम उपरोक्त आपूर्तियों पर किसी मान्य निर्यात लाभ का दावा नहीं कर रहे हैं और हमें कोई 
आपत्ति नहीं है यदि 

. ( ईओयू / परियोजना का नाम ) मान्य निर्यात लाभों का दावा करती हैं । 


प्राधिकृत हस्ताक्षरी 
( पूरे नाम और पदनाम सहित ) 


[ HTI — que 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


9 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 


( Department of Commerce ) 
( DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN ) 


PUBLIC NOTICE 


New Delhi , the 23rd September , 2020 


No. 18 / 2015.2020 


Subject : Publication of Revised ANF - 7A - regd . 

F. No. 01 / 92 / 180 / 19 / AM - 21 / PC - VI , E - file Computer No. 21700. — In exercise of powers 
conferred under Paragraph 1.03 of the Foreign Trade Policy 2015-2020 , as amended from time to time , the 
Director General of Foreign Trade hereby notify the revised ANF - 7A of Appendices & ANFs of Handbook 
of Procedure 2015-20 with immediate effect : 
Effect of this Public Notice : NF - 7A of Appendices & ANFs has been revised . 

AMIT YADAV , Director General of Foreign Trade 

& Ex - Officio Addl . Secy . 


ANF - 7A 


APPLICATION FOR CLAIM OF TED REFUND / DUTY DRAWBACK / BRAND RATE FIXATION 


( Please tick whichever is applicable ) 
( Application shall be filed online once the software is ready ) 


1 . 


IEC No. 


Branch Code : 


2 . 


Applicant details : 

i . Name of the firm / company 
ii . Full address 


iii . 


Contact Number 


iv . 


E - mail address 


3 . 


Bank's details : 


i . 


Name of the Bank 


ii . 


Address of the Bank 


iii . 


IFSC code 


iv . 


Nature of account ( SA / CA ) 


A / c Number 


vi . 


Telephone / Fax No. 


4 . 


( a ) Excise Authority details : 

i . Excise Registration No. 
ii . Address of the jurisdictional Central Excise Authority 
iii . Contact details of Excise Authority 
iv . Amount of excise duty paid during last year 

Product registered for manufacturing activities 


V. 


( b ) Jurisdictional Customs Authority details : 

i . Address of the jurisdictional Customs Authority 
ii . Contact details of Jurisdictional Customs Authority 
iii . Amount duty paid during last year 
iv . Product registered for manufacturing activities 


10 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I - SEC . 1 ] 


5 . 


Application for 

i . Refund of Terminal Excise duty 
ii . Refund of Duty Drawback as per AIR 
iii . 

Fixation of brand rate for duty draw back 


6 . 


Application is made by : 

( i ) Supplier of goods 

( ii ) Recipient of goods 
Supply details : 
i . Description of goods 

Category of supplies under Para 7.02 of FTP 


7 . 


ii . 


8. If application is for refund on TED 


Inv . No. 


Date of 


Quantity 


Si . 
No. 


Description of 
item ( s ) of supply 


Quantum 
of TED 


Late 

Net 
cut , if claim 


2 


Supply 


Payment 


any 


( Provision to be made to add multiple invoices ) 


9. If the application is for drawback as per AIR under drawback schedule : 


Date of 


Tariff No. 


Sl . 
No. 


Invoice 
No. 


Description of 
item ( s ) of 
supply 


FOR Net 
value quantity of 

supplies 


Draw back 

Rate 


Supply 


Payment 


Value Cap ( if any ) 


Amount of 


Late cut , if any 


Net payable amount 


DBK 


( Provision to add multiple supply Invoices ) 


10 . 


Yes / No 


If supply towards discharge of export obligation to Advance 
Authorisation Holder against Invalidation letter and drawback is 
claimed on inputs either imported or procured locally on payment 
of basic custom duty : 


Whether , in the application for Advance Authorisation for intermediate 
supply , it was declared that such inputs to be procured locally 
/ imported on payment of basic custom duty ? 


11 . 


If answer to Col. No 10 is yes , Advance Authorization no . & date and 
File . no . under which it was issued . 


12 . 


Whether claim is made within the prescribed time 


[ HT I — que 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


11 


13 . 


If not , rate of late cut as per Para 9.02 of HBP 


14 . 


If claim for refund of TED is made by supplier : 


Whether CENVAT credit has been availed by recipient ? 


15 . 


If claim for refund of TED is made by recipient : 


Whether CENVAT credit has been availed by him ? 


16 . 


If claim for duty drawback is made by supplier : 


Whether CENVAT credit has been availed by him on excisable inputs 


17 . 


If claim for duty drawback is 

made by 

recipient of 
goods : 
Whether CENVAT credit has been availed by supplier of goods on 
excisable inputs ? 


18 . 


In case of claim made against supply under Para - 7.02 ( a ) & ( c ) whether 
authorization number and date figure in the supply invoices / ARE . 


19 . 


If the application is for fixation of brand rate : 


Drawback rate under AIR not available 


AIR is less than 4/5 of actual duty paid . 
( i ) Claim is made for basic customs duty . 


20 . 


If answer to Col. 19 is yes , 


Whether : 


1. Inputs / components were imported directly : 
2. Imported inputs / component used from stock / out sourced 

locally : 


21. DBK - I Statement 


Unit 


Si . 
No. 


Name of the Quality / 
materials / Technical 
Components Characteristics 


Whether 
imported / 
indigenous 


Gross Wastage Quantity 
Quantity 
required Irrecoverable Recoverable 


1 


2 


3 


4 . 


5 


6 


7 


8 


Remarks 


Sale Price of waste By Product / co - product 
per unit of Qty 


Net wt . of the 
material 


Qty . 


Sale value per 
unit 


9 


10 


11 


12 


13 


12 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART 1 - SEC . 11 


22. Statement of inputs / components used , either imported or imported materials procured locally 


S. 
No. 


Description Technical S.No. in B / E / Invoice No Name of the Unit Qty . imported Assessable 
characteristics DBK - I & date under Customs 

procured locally value 
statement which imported / House / Excise 
procured 

Authority 


1 


2 


3 


4 . 


5 


6 


7 


8 


9 


Rate of Duty 


Is assessment Total amount of Remarks 
final 

duty paid 


custom 


Heading No. Country from Name and full 
in Customs which 

address of the 
Tariff Act , imported / supplier in case 
1975 name of 

the foreign 
supplier material / 

Components 
obtained locally 


( basic 
duty ) 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


16 


Only inputs which were imported / procured and consumed during the period commencing 90 days 
prior to the date of supply ( s ) shall only be taken into account for such claim . 


A separate work sheet as per DBK form II , and II ( A ) and certificates attached thereto duly certified by 
Chicf Exccutivc / production in - charge shall be submitted , as given in the APPENDIX - 7E 


23. Check List of documents to be attached duly scanned or submitted in the physical form at 
counter : 


( 1 ) ( a ) Copy of Invoices or a statement of invoices duly signed by the units receiving the excisable goods 
and attested by Central Excise Authorities , as per the procedure prescribed by CBEC in their circular 
15 / 2008 - Cus . dated 26.9.2008 . To facilitate attestation by Central Excisc Authoritics , intimation regarding 
receipt of goods should be given to the said authoritics within 48 hours of receipt of goods . Corresponding 
ER - 1 / ER - 3 or a monthly statement confirming duty payment attested by excise Authorities or 
Invoices / statement of Invoices certified by Jurisdictional Central Excise Authority of recipient . 


( b ) In case of supply of non - excisable goods , copy of Tax invoices as prescribed under GST Rules or a 
statement of invoices duly signed by the units receiving the goods and attested by Jurisdictional Customs 
Authorities , as per the procedure prescribed by CBEC in their circular 15 / 2008 - Cus . dated 26.9.2008 . To 
facilitate attestation by Jurisdictional Customs Authorities , intimation regarding receipt of goods should be 
given to the said authorities within 48 hours of receipt of goods . 
( 2 ) In case supply of goods to EOU / EHTPI STPI BTP , procedure prescribed in Circular No - 14 / 14 / 2017 
GST dated 6th November , 2017 issued by GST Policy Wing , Central Board of Excise and Customs , 
Department of Revenue shall be followed , Accordingly , copy of Form A along with copy of Tax Invoice 
duly endorsed by recipient shall be considered as proof of deemed export supplies , 


( 3 ) Self certified copy of B / Es 
( 4 ) Proof of payment through e - BRC / Bank Certificate of Exports and Realisation as per 
APPENDIX - 2U or Payment Certificate issued by Project Authority in APPENDIX - 7D in original , as the 
case may 

be . 
( 5 ) PAC issued by the Project Authority in original as per APPENDIX - 7C or File No. where the original 
has been submitted . 


( 6 ) Copy of contract if supplies were to Project Authority or supplier's copy of original ARO or recipient's 
copy of original Invalidation Letter ( if supply against ARO / Invalidation Letter issued against AA / 
DFIA / EPCG , as the case may be ) . 


2 


[ भाग I— खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 

: 


13 


( 7 ) Non - availment of CENVAT credit certificate as per ANNEXURE - I , by the recipient of finished goods 
( in case claim for TED ) . 


( 8 ) A certificate regarding non - availment of CENVAT credit on inputs used in the resultant product by the 
supplier of goods as per ANNEXURE - II ( in case claim for drawback ) . 
( 9 ) Declaration / disclaimer certificate from supplier , in case claim is filed by recipient of goods and from 
recipient of goods , if claim is filed by supplier of goods , as per ANNEXURE - III 


( 10 ) Statement of supplies for Fixation of Drawback Rate as per APPENDIX - 7E . 


DECLARATION / UNDERTAKING 


1. I / We hereby declare that the particulars and the statements made in this application are true and 

correct to the best of my / our knowledge and belief and nothing has been concealed or held there 
from . If found incorrect or false , it will render me / us liable for any penal action or other 
consequences as may be prescribed in law or otherwise warranted . 


2. I / We undertake to abide by the provisions of F.T. ( D & R ) Act , the Rules and Orders framed there 

under , the FTP , HBP , SION and the ITC ( HS ) Classification of Export & Import Items . 
3. I / we further declare that the claim made by me / us is not a matter of right and I / we shall 

immediately refund the amount of TED / drawback obtained by us in excess of any amount / rate 
which may be re - determined by concerned RA / DGFT / Government as a result of post verification / 
Audit objection or otherwise . 


4. None of the Proprietor / Partners ( s ) / Director ( s ) / Karta / Trustee of the firm / company has come under 

the adverse notice of DGFT or is in the caution list of RBI . 


5. None of the Proprietor / Partners ( s ) / Director ( s ) / Karta / Trustee of the firm / company , as the case may 

be , is / are a Proprietor / Partner ( s ) / Director ( s ) / Karta / Trustee in any other firm / Company which has 
come under the advcrsc notice of DGFT or is in the caution list of RBI , to the bestof my 

knowledge . 
6. I / We hereby declare that no export proceeds are outstanding beyond the prescribed period as laid 

down by RBI or such extended period for which AD / RBI permission has been obtained . 
7. I / we further declare that the goods supplied are excisable goods but no CENVAT credit is availed / 

available to the recipient of goods . ( In case of items covered under schedule 4 of the central excise 

Act 1944 ) . 
8. I / we further declare that no CENVAT credit facility has been availed on inputs for which drawback 

claim is made . 


9. I hereby certify that I am authorised to verify and sign this declaration as per Paragraph 9.06 of the 

FTP . 


Signature of the Applicant 


Name 


Designation 


Official Address 


Telephone / Mobile No. 


Residential Address 


Email Address 


Place 


Date 


14 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART 1 - SEC . 11 


ANNEXURE - I 


DECLARATION FOR CLAIMING BENEFIT OF TERMINAL EXCISE DUTY ( TED ) 


It is certified that no CENVAT credit under the Central Excise Rules has been availed by us , nor 
will be availed in future , on supply of these items as per the application . 


Signature ( Authorized Signatory ) : 

Full Name : 

Designation : 
Name of the company : 
Telephone Number : 

E - mail Address : 


Fax No .: 


Note : To be given on the letter head of the recipient of goods . 


ANNEXURE - II 


DECLARATION FOR CLAIMING DEEMED EXPORT DRAWBACK 


1. I , ( Name & Designation ) ..... on behalf of M / s . ( Name and address of the supplier ) hereby certify 
that we have supplied the following goods to M / s ..... ( Name and address of the recipient ) : 


S.No. 


Inv . No. & date 


Description of 

goods 


Unit 


Qty . 


Value 


2. We are the manufacturer cxporters / suppliers and are registcrcd / not registered with Central Excise 
Authority and have not availed and will not avail CENVAT credit facility in respect of duty paid on 
inputs / components and / or tax paid on input services , in aforesaid supplies . We have also not availed and 
will not avail rebate on the duty paid on inputs / components used in aforesaid supplies and / or tax paid on 
input services . 


3. We also certify that we have not been issued any Advance Authorization / Duty Free Import 
Authorization in respect of the aforesaid supply of goods and have not availed any benefit thereon . 
4. The complete address of the Jurisdictional Assistant / Deputy Commissioner of the Central Excise 
Division is given as follows : 


Yours faithfully , 
Signature ( Authorized Signatory ) 

Full Name 


Designation 
Name of the Company 
Telephone Number 

Address 


Fax No. 


E - mail address 


Note : Declaration is to be given on letter head of the supplier . The Declaration furnished by the 

supplier 
to Office of the Development Commissioner or RA of DGFT should be in duplicate with complete 
address of the Jurisdictional Assistant / Deputy Commissioner of the Central Excise Division . The 
Development Commissioner / RA of DGFT would forward the second copy of this Declaration , duly 
stamped , to the addressed Assistant / Deputy Commissioner of the Central Excise Division for cross 
verification . 


[ भाग I— खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


15 


ANNEXURE - III 


DISCLAIMER CERTIFICATE FOR NOT CLAIMING DEEMED EXPORT BENEFITS 


We hereby declare that we have neither drawn nor will draw any benefit of deemed export on supply of 
goods as declared / to be declared in the application for claim of deemed export benefits and we have no 
objection if M / s ...... ( Name and address of the recipient / supplier , as the case may be ) draws the deemed 
export benefits on such supply of goods as mentioned in the application . 


( Either party will have to give disclaimer in favour of other for not claiming benefits of deemed 
export against supply of goods as declared in the Application for claim . The disclaimer is to be 
submitted on the letter head of the firm / company ) 


Yours faithfully , 


Signature ( Authorized Signatory ) 


Full Name 


Designation 


Name of the company 


Telephone Number 


E - mail 


Address 


Fax No. 


ANNEXURE - IV 


FORMAT OF CERTIFICATE TO BE ISSUED BY PUBLIC SECTOR OIL COMPANIES 
CERTIFYING AMOUNT OF TED PAID BY EOU / PROJECT ON PURCHASE OF HSD FROM 
THEIR DEPOTS : 


I 

( name of authorized signatory of PSU Oil Company ) hereby declare that we ( name of the 
Company ) have supplies HSD to M / s . 

( Name of EOU / Project ) from our depot at -------- 
as per details given below . 


Description 


Invoicc No. 


Invoice Date 


Quantity 


Valuc 


Total Duty paid 
( with breakup 
of components ) 


Disclaimer Certificate : 


We hereby certify that we are not claiming any deemed export benefits on the above supplies and we do not 
have any objection if 

( Name of EOU / Project ) claims deemed export benefits . 


Authorized Signatory 


( With full name and Designation ) 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . 


MANOJ KUMAR Digitally 

signed by MANCU 
VERMA 


Date : 2020.09.23 22 : 53.ca 
+ 05'30 ' 


